IMIRANI 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ़ , 1940 ( श०) 


संख्या - 681 


राँची, बुधवार 


18 जुलाई , 2018 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 जुलाई , 2018 


संख्या-1/एल०-355/2002 का .- 5078-- श्री विनय कुमार चौबे , भा .प्र.से . ( झाः1999 ), सचिव , 


सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड ( अतिरिक्त प्रभार - सचिव, ग्रामीण विकास 
(पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० विशेष प्रमंडल), झारखण्ड, राँची तथा सचिव , उद्योग विभाग, 
झारखण्ड) के दिनांक 9 जुलाई , 2018 से 18 जुलाई , 2018 तक अवकाश पर प्रस्थान करने के 
फलस्वरूप उक्त अवधि तक के लिए इनके कार्यों का प्रभार निम्नवत दिया जाता है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 18 जुलाई , 2018 


क्र० 


विभाग का नाम 


पदाधिकारी का नाम जिन्हें अतिरिक्त 

प्रभार दिया जाता है 


| ग्रामीण विकास (पंचायती राज एवं 
एन०आर०ई०पी० विशेष प्रमंडल ), 
झारखण्ड , राँची 


श्री अविनाश कुमार, भा.प्र. से . 
( झाः1993), प्रधान सचिव , ग्रामीण 
विकास विभाग, झारखण्ड 


सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेन्स । | श्री सतेन्द्र सिंह , भा . प्र. से . ( झाः1995 ), 
विभाग, झारखण्ड, राँची 

| सचिव (व्यय), योजना- सह-वित्त 
विभाग, झारखण्ड 


3 उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची 


| श्रीमती पूजा सिंघल , भा .प्र. से. 
( झाः2000), सचिव , कृषि, पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग, झारखण्ड 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 681 -- 50 


